निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 श्रावण 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 928 ) पटना , सोमवार , 17 अगस्त 2015 


गृह विभाग 
अभियोजन निदेशालय 


अधिसूचना 

13 अगस्त 2015 
सं0 अ0नि0 (01 ) 04 / 2013/ स्था0 - 749 — वित्त विभाग, बिहार , पटना के 
संकल्प सं0 7566 दिनांक 14. 07 . 20 1 0 द्वारा दिनांक 01 .01 .09 के प्रभाव से प्रवृत्त 
रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना , 20 1 0 , वित्त विभाग , बिहार , पटना के 
परिपत्र सं0 51 52 दिनांक 12.05.13 एवं पत्रांक 504 दिनांक 16 . 01 .14 तथा 
सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के परिपत्र सं0 922 दिनांक 30 .03. 2011 एवं 
पत्रांक 1605 दिनांक 24. 05. 11 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार अभियोजन 
सेवा के विभिन्न कोटि के अभियोजन पदाधिकारियों (वेतनमान PB 3 + GP 7600) को उनके 
नाम के सामने कॉलम 6 में अंकित तिथि से वेतनमान PB 4 + GP 8700 में तृतीय 
रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 
पदाधिकारी का 

सेवा में पूर्व से पूर्व से । वेतनमान PB 
नाम / योगदान की प्रथम द्वितीय 

4 + GP 8700 में 
पदनाम तिथि / सेवा सुनिश्चित सुनिश्चित 

तृतीय 
सम्पुष्टि की वृत्ति 

वृत्ति 

रूपांतरित 
तिथि उन्नयन की उन्नयन की 

सुनिश्चित वृत्ति 
स्वीकृति की स्वीकृति की 

उन्नयन की 
तिथि तिथि 

स्वीकृति की 

तिथि 
2 3 

5 
श्री राम चन्द्र शर्मा 21. 1 1 . 77 09. 08. 99 21. 11 . 01 01 . 01. 2009 
सेवानिवृत 23.08. 85 

से 
जिला अभियोजन 
पदाधिकारी 


4 


क 


वृत्ति 


1 
2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 अगस्त 2015 
पदाधिकारी का 

सेवा में पूर्व से पूर्व से वेतनमान PB 
नाम / योगदान की प्रथम द्वितीय 

4 + GP 8700 में 
पदनाम तिथि / सेवा सुनिश्चित । सुनिश्चित 

_ तृतीय 
सम्पुष्टि की 

___ वृत्ति 

रूपांतरित 
तिथि उन्नयन की उन्नयन की 

सुनिश्चित वृत्ति 
स्वीकृति की स्वीकृति की 

उन्नयन की 
तिथि तिथि 

स्वीकृति की 

तिथि 
2 

3 4 5 

6 
श्री सुनील कुमार 31 . 0 7 . 84 09. 08. 99 | 31 . 07.08 - 31 .07. 2014 
अनु0अभि0 पदा0 , 31 . 07. 86 
सेलेक्शन ग्रेड / अपर 
लोक अभियोजक , 
सेलेक्शन ग्रेड 
श्री रामनारायण 

31 . 0 3 . 84 09. 08. 99 | 31 . 0 3 . 08 | 31 . 03. 2014 
ठाकुर 01 .03. 88 

से 
अनु0अभि0 पदा0 , 
सेलेक्शन ग्रेड / अपर 
लोक अभियोजक , 
सेलेक्शन ग्रेड 


3 


2 . वित्त विभागीय संकल्प सं0 630 दिनांक 21. 01 .10 , संकल्प सं0 7566 
दिनांक 14. 07 . 10 एवं पत्रांक 3637 दिनांक 10 . 04.13 के अनुसार तृतीय रूपान्तरित 
सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के फलस्वरूप उच्चतर वेतनमान में वेतन का निर्धारण मौलिक 
नियमावली के नियम 22 ( 1 ) ( ए ) ( 1 ) के प्रावधान के आलोक में किया जायेगा । मौलिक 
नियमावली के नियम 22 ( 1 ) ( ए ) ( 1 ) के प्रावधान के अनुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा 
अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर वित्तीय उन्नयन की तिथि अथवा वेतन 
वृद्धि की तिथि को वेतन निर्धारण कराने के संबंध में अपना विकल्प कार्यालय 
प्रधान / महालेखाकार/वित्त (वैदा0नि0 को० ) विभाग को समर्पित किया जायेगा । 

___ बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

कृष्ण मुरारी प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 928-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


